शासन 


तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 463 ] 


रायपुर , सोमवार , दिनांक 29 जुलाई 2019 - श्रावण 7 , शक 1941 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 2-8 / 2019 /1 / एक . - चूंकि राष्ट्रपति ने सुश्री अनुसुईया उइके को अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा छत्तीसगढ़ का 
राज्यपाल नियुक्त किया है, अत: इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सुश्री अनुसुईया उइके ने आज अपरान्ह विहित शपथ ले ली है एवं अपना पद ग्रहण 
कर लिया है. 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुनील कुमार कुजूर , मुख्य सचिव . 


अटल नगर , दिनांक 29 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 2- 8/ 2019 / 1/ एक . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ2 
8 / 2019/1 / एक , दिनांक 29 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

. सुनील कुमार कुजूर , मुख्य सचिव . 


Atal Nagar, the 29th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F 2 - 8 /2019 / 1 /One. — Whereas the President has been pleased by warrant under his hand and seal to 
appoint Sushri Anusuiya Uikey to be the Governor of Chhattisgarh , it is hereby notified that Sushri Anusuiya Uikey has 
in the afternoon of this day , taken the prescribed oath and has entered upon duties ofher office . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

SUNIL KUMAR KUJUR , Chief Secretary . 


925 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


